निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 622 ) 


24 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 15 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

30 सितम्बर 2011 
सं0 2164 — मे० एच०पी०सी०एल० बायोफ्यूल्स लि०, लौरिया इकाई प० चम्पारण के लिए बिहार ईख 
( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 की धारा - 31(1 ) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण । । 

पेराई सत्र 2011 - 12 एवं आगे के वर्षों के लिए क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मे० एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स 
लि० , लौरिया इकाई द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर दिनांक 30 अगस्त 2011 को सुनवाई हुई । 

उपस्थित लौरिया चीनी मिल इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बिहार राज्य चीनी 
निगम की बंद इकाई लौरिया को लम्बी अवधि की लीज पर प्राप्त कर 1750TCD की पूर्व क्षमता के स्थान पर 
3500TCD के आधुनिक चीनी मिल , एक 60KLPD की डिस्टीलरी एवं 20MW के सह -विद्युत इकाई के साथ 
स्थापित की गयी है । उनका परम्परागत आरक्षित ग्राम मात्र 139 ग्रामों तक ही सीमित है जिसमें लगभग 51, 500 
एकड़ खेती योग्य भूमि है जिसका लगभग 29000 एकड़ ईख से आच्छादित है जिससे लगभग 29 लाख क्विंटल 
गन्ने की उपलब्धता संभावित है जो उनके Viability हेतु सामान्य गन्ने की आवश्यकता को पूरा नही करता है । 
मिल प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी मिल बंद थी एवं उनके आरक्षित क्षेत्र की सीमा से सटे पड़ोस 
की चीनी मिल के अनेक क्रय केन्द्र पूर्व से स्थापित है जिनसे उनके आरक्षित क्षेत्र के गन्ने की पोंचिग होने की पूरी 
संभावना है । उनके द्वारा उन क्रय केन्द्रों के परिचालन को बंद करने का अनुरोध किया गया तथा भाट मुक्त क्षेत्र के 
54 ग्राम एवं चनपटिया क्षेत्र के 50 ग्राम , शिकारपुर क्षेत्र के 18 ग्राम एवं बगहा अंचल के 20 ग्रामों के आरक्षण हेतु 
अनुरोध किया गया । 

सुनवाई के क्रम में हरिनगर चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा भाट मुक्त क्षेत्र एवं चनपटिया क्षेत्र के प्रस्तावित 
ग्रामों के आरक्षण पर आपत्ति व्यक्त की गयी तथा उनके द्वारा अपने चीनी मिल के लिए गन्ने की कमी का उल्लेख 
करते हुए पूर्व की भाँति यथा स्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया । नरकटियागंज चीनी मिल के प्रतिनिधि 
द्वारा भी अपने चीनी मिल के लिए गन्ने की उपलब्धता के दृष्टिगत यथास्थिति बनाये रखने का अनुरोध किया गया । 
तिरूपति सुगर्स लि० बगहा के प्रतिनिधि द्वारा लौरिया भाट क्षेत्र के आरक्षण पर आपत्ति व्यक्त की गई तथा 20 
ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया । 

इस सम्बन्ध में संबंधित ईख पदाधिकारी के मंतव्य एवं क्षे०वि०परि० की अनुशंसाओं पर भी विचार किया 
गया , जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि लौरिया चीनी मिल की तुलना में पड़ोस की चीनी मिल हरिनगर एवं 
नरकटियागंज एवं बगहा का पेराई क्षमता क्रमशः 10000TCD, 7500TCD एवं 3500TCD है एवं उनके परम्परागत 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 नवम्बर 2011 
आरक्षित क्षेत्र में कृषि योग्य क्रमशः 1,94,000 एकड़, 1, 80,500 एकड़ एवं 1,95,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है जिसमें 
क्रमशः 53 प्रतिशत , 42.50 प्रतिशत एवं 44 प्रतिशत में ईख का आच्छादन है । लौरिया चीनी मिल का Cultivable 
Area मात्र 51,500 एकड़ में सीमित है जिसमें लगभग 56 प्रतिशत में ईख का आच्छादन है । यह चीनी मिल पेराई 
सत्र 2011 - 12 से पुनः परिचालित होगी । स्पष्टतः इस चीनी मिल को अपनी गन्ने की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 
तत्काल अपने आरक्षित क्षेत्र से सटे उपलब्ध ग्रामों के आरक्षण की आवश्यकता है । 

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरान्त भाट क्षेत्र के 51 मुक्त हुए ग्रामों में 32 ग्रामों ( सूची परिशिष्ट - क पर 
संलग्न ) को पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 के लिए अपराम्परागत रूप से एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि०, 
इकाई लौरिया के साथ आरक्षित किया जाता है । उनके द्वारा प्रस्तावित शेष बचे अन्य ग्रामों का प्रस्ताव अव्यवहारिक 
होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है । 

आदेश से, 
विमलानन्द झा , 

ईखायुक्त, बिहार, पटना । 
पेराई सत्र 2011 - 12 से 2013 - 14 तक एच. पी . सी . एल . बायोफ्यूल्स लि० इकाई - लौरिया को अपरम्परागत 
रूप से आरक्षित 32 ग्रामों की सूची: 

परिशिष्ट - " क " 


जिला का नाम 


प्रखण्ड 


क्रमाक 


ग्राम का नाम 


राजस्व थाना 
संख्या 
352 


प० चम्पारण 


योगापट्टी 


रमपुरवा 


बलुआ देव राय 


353 


बलुआ भवानी राय 


354 


बलुबा मुरत राय 


355 


कौलापुर 


357 


हरिहरपरु 


398 


पिपरहिया 


400 


भवानीपुर 


401 


भवानीपुर 


402 


नवलपुर 


403 


सेमरी भवानीपुर 


404 


बलडिहा 


413 


चौवे टोला 


414 


सेमरी 


415 


सिसवा वैरागी 


416 


16. 


निमोईया 


417 


बिहार गजट ( असाधारण ), 15 नवम्बर 2011 


चन्द्रउल 


418 


चॉदपुर 


419 


बरवासानी 


420 


खैरटिया 


421 


खैरटिया 


422 


डीही 


367 


गजना 


362 


वैशिया खाप 


363 


भटवलिया 


358 


रमपूरवा 


352 


बगही 


49 


बहुअतवा 


99 


लालगढ़ 


20 / 2 


बगहा 


सिसवा टोला जयराज 


381 


रूपवलिया 


389 


ठकराहा 


32. 


खैरखुट्टा 


430 


आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त, बिहार, पटना । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 622 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


